सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 माघ 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 65 ) पटना , बुधवार , 9 फरवरी 2022 


गृह विभाग 
अभियोजन निदेशालय 


निबंधन संख्या पी 0 टी 0 - 40 


अधिसूचना 
12 जनवरी 2022 


सं ० अ ० नि ० ( 01 ) 22/2021 स्था 0 27 – श्री विजय कुमार गुप्ता , अनुमण्डल अभियोजन पदाधिकारी , से ० ग्रे ० , 
पटना द्वारा चिकित्सीय कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृति का अनुरोध किया गया है । 

श्री गुप्ता के अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त वित्त विभागीय पत्रांक 2–9-8 / 78 / 6190 वि 0 दिनांक 
27.04.1979 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 14.05.2021 के प्रभाव से उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृति की स्वीकृति प्रदान 
की जाती है । 

2 . 

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
सुधांशु कुमार चौबे , 

उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित | 

बिहार गजट ( असाधारण ) 65-571 + 10- डी ० टी ० पी ० 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


